सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

20 आश्विन , 1937 ( श०) 
संख्या 749 राँची, सोमवार 

12 अक्टूबर , 2 0 15 ( ई०) 
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 
9 अक्टूबर, 2015 


२ 


संख्या- 01 / कृ0राज0स्था0-02/ 2013 374 8 --निदेशक, भूमि संरक्षण , झारखण्ड के पद के लिए 
भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली, 2013 जो अधिसूचना संख्या -2891 दिनांक 10 नवम्बर, 2013 द्वारा 
निर्गत है, की कंडिका-11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त नियमावली को 
को निम्न रूप में संशोधित किया जाता है: 


1- नियमावली की कंडिका-2 (iii) एवं 2 (iv ) में अंकित कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के 

स्थान पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, प्रतिस्थापित किया जाता है । 
2- नियमावली की कंडिका -3 को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है: 


झारखंड गजट ( असाधारण ) सोमवार 12 अक्टूबर, 20 15 


सेवा का गठन:- निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड का पद एकल पद होगा जो गैर- संवर्गीय 
होगा एवं जिसका वेतनमान PB-III 15600 - 39100 GP - 7600 होगा । 
नियमावली की कंडिका -5 को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है : 
(i) निदेशक, भूमि संरक्षण , झारखण्ड के पद पर नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का चयन 
झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित कर किया 
जाएगा । यह चयन झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्तवीक्षा के आधार पर की 
जाएगी । 
(ii ) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवा में कार्यरत 
पदाधिकारी ही उक्त पद पर नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति हेतु अर्हता के योग्य होगें । आयोग द्वारा 
प्रकाशित विज्ञप्ति के आलोक में अभ्यर्थी अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन 
आयोग को अग्रसारित करायेगें। नियंत्री पदाधिकारी अभ्यर्थी के विगत 5 वर्षों के कार्यकलाप 
संतोषप्रद होने के संबंध में अपने अभ्युक्ति के साथ आवेदन को अग्रसारित करेंगे। 
(iii) अर्न्तवीक्षा में अंको का निर्धारण झारखण्ड लोक सेवा आयोग के Rules of 
procedure ,2002 में निहित प्रावधान के अनुरूप किया जाएगा, जिसमें स्नातकोत्ार डिग्री के 

लिए 10 अंक एवं पी0एच0डी डिग्री के लिए अतिरिक्त 10 अंक की अधिमान्यता दी जाएगी । 
4- नियमावली की कंडिका- 6 में निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है: 

अर्हता : 
(i) आयु सीमा - अभ्यर्थी की आयु 45 से 55 वर्ष के बीच होगी । उम्र निर्धारण हेतु कट ऑफ डेट 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक -13026 दिनांक 
27 नवम्बर, 2012 की कंडका-3( iv ) के अनुसार पहली अगस्त रहेगी एवं यह प्रावधान 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय- समय पर निर्गत परिपत्रों के 
अनुरूप मान्य होगा । 


(ii) शैक्षणिक योग्यता- निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को 
निम्नलिखित अर्हताएँ आवश्यक है: 


( क) वह भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कृषि विज्ञान में 
में स्नातक अथवा कृषि अभियंत्रण ( Agriculture Engineering) में स्नातक डिग्रीधारी हो । 


झारखंड गजट ( असाधारण) सोमवार 12 अक्टूबर, 2015 


( ख) पूर्व अनुभव:- अभ्यर्थी भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक 
उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की सेवा में पुनरीक्षित वेतन संरचना के अनुसार PB 
PB-III 15600-39100 ग्रेड पे0 - 6600/- में कम- से - कम 03 वर्षों के अनुभव सहित कुल 10 वर्षों का 
कार्यानुभव प्राप्त किया हो । 


(iii) प्रशिक्षपण और विशेषज्ञता :- अभ्यर्थी को ICAR अथवा राज्य सरकार अथवा भारत 
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्धारित न्यूनतम 5% माह का भूमि संरक्षण से 
संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया होना आवश्यक होगा । नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी अपनी बायो-डाटा 
डाटा में स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 विशेषज्ञताओं ( यदि हो तो) का ब्यौरा देगें जिसे नियुक्ति 

नियुक्ति के लिए चयन करते समय आयोग द्वारा अधिमानता दी जाएगी । 
5 . अधिसूचना सं0-2891 दिनांक 10 सितम्बर , 2013 को इस हद तक संशोधित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 
डॉ0 नितिन मदन कुलकर्णी, 

सरकार के सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 749.5 0 + 200 | 


